रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जगत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2807 ] 
No. 2807 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 18 , 2013 / अग्रहायण 27 , 1935 
NEW DELHI , WEDNESDAY , DECEMBER 18, 2013/ AGRAHAYANA 27 , 1935 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 दिसम्बर , 2013 
का . आ . 3696( अ). - आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के 
खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी 
के कॉलम ( 2) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है , 
तथा उक्त संस्थानों दवारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी 
के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है, तथा सारणी के कॉलम (4) 
में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्टि करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित 
अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुमत किया जाना है, नामत: 


5275 GI / 2013 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 ( ii) ] 


सारणी 


क्रम | संस्था का नाम 


परियोजना अथवा स्कीम 
अनुमानित लागत 


और उसकी धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में 

अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम 


राशि 


( 4 ) 


| ( 1 ) 

1 . 


। ( 2 ) 

( 3 ) 
साई जन कल्याण समिति , सी - 9, | विद्यमान विद्यालय का विस्तार एवं 2013- 14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन 
कैलाशपुरी आलमबाग, लखनऊ (उ.प्र.) नवीकरण (2.38 करोड़ रुपए ) 

वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 

2015-16 हेतु 2.38 करोड़ रुपए । 
थिरुमलाई पूर्त न्यास, थिरुमलाई 103 | प्राथमिक एवं सेकन्डेरी स्वास्थ्य रक्षा हेतु 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन 
सयूरी वडाला मुम्बई - 400031 - एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य एवं विकास वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 
कार्यक्रम (962. 75 लाख रुपए ) 

2015-16 हेतु 962.75 लाख रुपए | 
श्री रामरोटी अन्नक्षेत्र आश्रम , गांव वर्तमान परियोजना हेतु सहायता एवं विस्तार 2013- 14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन 
कोथारिया, तालुक - वधावन शहर, जिला (6 करोड़ रुपए ) 

वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 
सुरेननगर , गुजरात- 363030 

| 2015 - 16 हेतु 6 करोड़ रुपए । 


इमादुल मुसलीमीन चिकित्सा एवं वर्तमान कार्यकलापों को बढ़ाने व 2013 -14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
शिक्षा ट्रस्ट , डाबहेल-सिमलाक, विस्तार के लिए (19 करोड़ रुपए ) तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 
मार्फत यशफीन अस्पताल , 

2014- 15 और 2015-16 हेतु 19 करोड़ 
मोरारजी देसाई मार्किट के सामने , 

रुपए । 
नवसारी सूरत रोड , वीरावल , 
नवसारी, गुजरात-396445 
राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
सोसाइटी, एसएमएस हाईवे सोसायटी ( 30 करोड़ रुपए ) तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013 -14 , 
जयपुर 

| 2014 -15 और 2015 -16 हेतु 30 करोड़ 

रुपए । 
पीके फाउंडेशन गेट नं . छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
321,कडाचीवाडी , चकन शिकारपुर तथा लड़कों- लड़कियों के लिए तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 
रोड, चकन , तालुक खेड , जिला छात्रावास सुविधाएं (15.25 करोड़ 2014-15 और 2015-16 हेतु 15.25 
पुणे, महाराष्ट रुपए ) 

करोड़ रुपए । 


6 . 


डैमियन फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट , डैमियन फाउंडेशन अर्बन लेपरसी एवं 2013 - 14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
14, वेणुगोपाल एवेन्यू, स्पर टैंक टी . बी. सेंटर (5. 88 करोड़ रुपए) तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 
रोड, चेटपुट, चैन्नई , तामिलनाडु 

2014- 15 और 2015-16 हेतु 5.88 
600031 

करोड़ रुपए । 
सोभासरिया जनकल्याण ट्रस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
एनएच-11, गोकुलपुरा सिकार- महिलाओं के लिए बेहतर जीवन तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14 , 
332001 राजस्थान 

सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा 2014 - 15 और 2015-16 हेतु 1.5 

प्रौदयोगिकी (1.5 करोड़ रुपए ) करोड़ रुपए । 
| सोनिया मागासवर्गीय बहुउद्देश्य सोनिया मागासवर्गीय बहुउद्देश्य 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 . 


महिला शिक्षण संस्था, 35/2 डी महिला शिक्षण हेतु शांति अंथआश्रम, तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013- 14 , 
( संथल अंथ - आश्रम ) तिरुपति शोलापुर ( अनाथ) (3.52 करोड़ रुपए) 2014-15 और 2015-16 हेतु 3.52 
नगर , नीलम नगर रोड , बालकोथी 

करोड़ रुपए । 
नगर के समीप मजारेवदीम, न्यू 
कॉरपोरेशन एरिया, शोलापुर 
413004 
| रेवथी सहायतार्थ ट्रस्ट सं . 10 , ग्रामीण गरीब महिलाओं का 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
सीकेपी लेआऊट वलंकयानकाई सशक्तिकरण (1. 60 करोड़ रुपए की तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013 -14, 
मेन रोड, कुमार नगर वेस्ट , कार्पसनिधि सहित 11. 27 करोड़ 2014- 15 और 2015-16 हेतु 1.60 
तिरुपपुर- तमिलनाडु- 641603 रुपए ) 

करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 

11. 27 करोड़ रुपए । 
प्राइड इंडिया (शिक्षा के माध्यम 1 ) गुणवत्ता शिक्षा और कौशल 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
से ग्रामीण- शहरी एकीकृत विकास विकास के माध्यम से समुदायों का तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14 , 
की आयोजना) प्लॉट सं. एसएफ सशक्तिकरण 

| 2014-15 और 2015-16 हेतु 9.47 
9, जी . ब्लॉक , अमेरिकन स्कूल 2) ग्रामीण महिलाओं और बच्चों तक करोड़ रुपए । 
ऑफ बॉम्बे बांद्रा कुर्ला स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को बढ़ावा 
कॉम्प्ले क्स के नजदीक, बांद्रा (9. 47 करोड़ रुपए ) 
ईस्ट -मुंबई-400098 
वोक्खार्ट फाउंडेशन , वोक्खार्ट मोबाइल 1000 

2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
टावर्स बांद्रा कुर्ला कॉम्प्ले क्स, (58.50 करोड़ रुपए ) 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013- 14, 
| बांद्रा ( ईस्ट ) मुंबई- 400051 | 

2014 -15 और 2015-16 हेतु 58.50 

करोड़ रुपए । 
सहयाद्रि शिक्षण प्रसारक मंडल 8, युवा प्रशिक्षण 

2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
शिवनेरी नगर , जवाहर नगर (2.71 करोड़ रुपए ) 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013 -14, 
पुलिस स्टेशन के समीप , 

2014- 15 और 2015 -16 हेतु 2.71 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र 

करोड़ रुपए । 
शिक्षण प्रसारक मंडल , गांव व छात्रों के लिए शैक्षणिक और 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
डाकघर मंगलवेधा , ताल्लुका तकनीकी परिसर , छात्रावास सुविधाएं तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013- 14 , 
मंगलवेधा, जिला सोलापुर, और कमजोर वर्गों के लोगों के 2014- 15 और 2015- 16 हेतु 5.01 
महाराष्ट्र व्यावसायिक प्रशिक्षण 

करोड़ रुपए । 
( 5.01 करोड़ रुपए ) 
सुभर्ती के . के . बी चेरिटेबल ट्रस्ट , गरीबों के लिए नि :शुल्क कैंसर 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
सुभर्तीपुरम , राष्ट्रीय राजमार्ग सं . चिकित्सा ( 21 .74 करोड़ रुपए) तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013 -14, 
58, मेरठ बाइपास रोड , मेरठ 

| 2014- 15 और 2015- 16 हेतु 21 .74 
250005 उत्तर प्रदेश 

करोड़ रुपए । 
श्रीराम मेडिकल रूरल चेरिटेबल एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य | 2013-14 से प्रारभ होने वाल वर्ष स 
ट्रस्ट, ट्राइबैक गावडे, गांव व कार्यक्रम (1.56 करोड़ रुपए ) तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013 -14, 
डाकघर गुनावरे , जिला सतारा , 

2014 -15 और 2015 -16 हेतु 1.56 
महाराष्ट्र- 415531 

करोड़ रुपए । 


13 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


. 


18 


उडावम कारंगल , सं . 460 , मानसिक रूप से अशक्त रोगियों के 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
एन.एस.के. नगर, अरुंबक्कम , लिए शांतिवनम पुनर्वास केंद्र- मदुरै तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 
चैन्नई - 600106, तमिलनाडु | (8.20 करोड़ रुपए की कॉर्पस निधि 2014 - 15 और 2015 - 16 हेतु 8.20 
सहित 16 करोड़ रुपए ) 

करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 

16 करोड़ रुपए । 
श्री रामनारायणका सेवा केंद्र, अशक्त व्यक्तियों के लिए 2013 -14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
717-718, तुलसियानी चैंबर्स, 7 वां आरएसके ट्रस्ट स्कूल (696.43 लाख तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013 -14, 
तल , नरीमन प्वाइंट , मुंबई - रुपए ) 

| 2014- 15 और 2015-16 हेतु 696 .43 
400021 

करोड़ रुपए । 
श्री प्रगति सार्वजनिक ट्रस्ट , गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण और 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
नादोतरा में स्थित, ताल्लुका शहरी परिवारों के लिए शौचालयों का तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013 -14, 
वडगाम , जिला बनासकांटा , निर्माण 

2014- 15 और 2015-16 हेतु 4.93 
उत्तरी गुजरात , गुजरात 

( 4. 93 करोड़ रुपए ) करोड़ रुपए । 
| वेदांता फाऊंडेशन , निरंजन प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
बिल्डिंग के सामने, ई रोड का महाविद्यालय ( 32 .08 करोड़ रुपए) । तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 
कोना, मैराइन ड्राइव , मुंबई 

2014- 15 और 2015-16 हेतु 32.08 
400002 

करोड़ रुपए । 
आयशाबाई और हाजी अब्दुल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आर्थिक 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
लतीफ चेरिटेबल ट्रस्ट, 21वां तल , विकास के लिए वर्तमानक्रियाकलापों तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 
निर्मल, नरिमन प्वाइंट , मुंबई - के रखरखाव और संबद्ध क्रियाकलापों 2014- 15 और 2015 -16 हेतु 26.97 
400021 

को प्रारंभ करना | ( 26.97 करोड़ करोड़ रुपए । 

रुपए ) 
अरिहंत एजुकेशन फाऊंडेशन, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
नजदीक पुलगेट बस स्टैंड, के लोगों के लिए कौशल विकास और तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013- 14 , 
विजयाबैंक सोलापुर बाजार के व्यावसायिक प्रशिक्षण ( 4. 66 करोड़ 2014-15 और 2015- 16 हेतु 4. 66 
| समीप, पुणे -411001 रुपए ) 

करोड़ रुपए । 
रूरल हेल्थ केयर फाऊंडेशन 33 , रूरल हेल्थ केयर फाऊंडेशन (4. 29 2013- 14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
एलेक्जेंडरा कॉर्ट , 60 /1, चौरिंगी करोड़ रुपए ) 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 
रोड, कोलकाता पश्चिम बंगाल 

2014 -15 और 2015 -16 हेतु 4.29 

करोड़ रुपए । 
श्री गुरुदेव दत्त सेवा ट्रस्ट , क्र . बाल स्नेहालय प्रकल्प: आवारा, 2013- 14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
सं . 206/1, देशमुख कालोनी , स्कूल छोड़े/निराश्रित बच्चों के लिए तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013- 14 , 
तुकैदर्शन , फुर्संगी , ताल्लुका- घर (1.27 करोड़ रुपए की कॉर्पस 2014- 15 और 2015-16 हेतु 1.27 
हवेली , जिला पुणे -412308, निधि सहित 2. 72 करोड़ रुपए ) करोड़ रुपए की कॉर्पस निधि सहित 
महाराष्ट्र 

2.72 करोड़ रुपए । 
| 25. संजीवनी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर, निराश्रित बच्चों के लिए आश्रम - 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 

गांव व डाकघर मेहकरी , ताल्लुका स्थल का निर्माण (3. 76 करोड़ रुपए) तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 
और जिला अहमदनगर , 

2014- 15 और 2015- 16 हेतु 3. 76 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


26 . 


महाराष्ट्र - 414002 

करोड़ रुपए । 
साऊथ सुंदरबन जनकल्याण ग्रामीण समुदाय की सहायता के लिए 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
संघ, गांव रधुनाथपुर , डाकघर रूरल सैनीटेशन ओर बुनियादी तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013- 14 , 
माधवनहर , पुलिस स्टेशन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2014- 15 और 2015- 16 हेतु 28 .53 
काकद्वीप , जिला दक्षिणी 24 व्यापक ग्रामीण विकास और बच्चों करोड़ रुपए । 
परगना- 743374 , पश्चिम बंगाल व कामगार महिलाओं की देखभाल के 

लिए स्कूल बिल्डिंग के निर्माण के 

लिए |( 28.53 करोड़ रुपए ) 
| सामाजिक विकास केंद्र 7/38, मुंबई और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
दिनदोशी साईधाम कॉ - ऑपरेटिव के बाल -भिखारियों , आवारा बच्चों तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013- 14 , 
हाऊसिंग सोसायटी , एमएचबी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 2014-15 और 2015 -16 हेतु 4.76 
कालोनी,दिनदोशी नगर , नजदीक सुविधाविहीन बच्चों के लिए पुनर्वास करोड़ रुपए । 
ओबराय माल, मलाड ( पूर्व), और मनोरंजन सदन (4. 76 करोड़ 
मुंबई-400097 

रुपए ) 
28 . 

अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल, अभिनव वरिष्ठ और कनिष्ठ कॉलेज 2013 -14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
अभिनव शिक्षा परिसर , गोद्देव , और अभिनव विद्या मंदिर ( 22.25 तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14 , 
भयंदर (पूर्व), जिला थाणे - 401105 करोड़ रुपए ) 

2014- 15 और 2015 - 16 हेतु 22 . 25 
करोड़ रुपए । 


II . यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015 -16 के संबंध में तीन वर्षों की 
अवधि के लिए और उक्त सारणी के क्रम सं . 1 से 28 पर उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत 
प्रवृत्त रहेगी। 


[ सं . 73 / 2013 / फा . सं . वी. 27015/ 3/ 2013- एस ओ ( नेट. कॉम )] 

अखिलेश रंजन, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 


(DEPARTMENT OF REVENUE ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th December, 2013 
S . O . 3696 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation 
to section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby notifies the institutions approved by the 
said National Committee, mentioned in column (2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes 
specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said 
Table , and also specifies in the column (4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as 
deduction under the said section 35AC for the period of approval, namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


TABLE 


Name of the Institution 


Project or scheme and estimated cost 
thereof 


No. 


( 2 ) 
Sai Jan Kalyan Samiti, 
C -9 , Kailashpuri, Alambagh , 
Lucknow (UP). 


( 3 ) 
Expansion and Modernization 
existing School. (Rs.2 .38 crore ) 


Maximum amount of cost to be 
allowed as deduction under section 
35AC 

( 4 ) 
Rs.2 .38 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


of 


Rs.962.75 lakh for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Rs.6 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Thirumalai Charity Trust 

Integrated Community Health and 
“ Thirumalai 103 Sewree Wadala Development Programme for Primary 
Mumbai - 400031. 

and Secondary Healthcare . (Rs. 962.75 

lakh ) 
Shri Ramroti Annakshetra Ashram | Maintenance and expansion of present 
Vill . Kotharia, Taluka : Wadhawan project (Rs.6 crore ) 
City , District. Surendranagar , 
Gujarat – 363030 . 
Imadul Muslimeen Medical And Extension and expansion of present 
Education Trust, Dabhel- Simlak , activities (Rs. 19 crore ) 
C /o Yashfeen Hospital, Opp . 
Morarji Desai Market, Navsari 
Surat Road , Viraval, Navsari, 
Gujarat - 396445 . 


Rs. 19 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Rajasthan Medicare Relief 
Society , SMS highway Jaipur. 


Rajasthan Medicare Relief Society. 
(Rs. 30 crore ) 


Rs.30 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 
Rs. 15 .25 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


P . K . Foundation 

Vocational Training and Boys Girls 
Gate No. 321, Kadachiwadi | Hostel Facilities for students (Rs. 15 . 25 
Chakan Shikarpur Road , 

crore ) 
Chakan , Tq. Khed , District, Pune , 
Maharashtra. 


Damien Foundation Urban Leprosy and 
TB Centre . (Rs. 5 . 88 crore ) 


Rs.5 .88 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 -15 & 2015 - 16 . 


Damien Foundation India Trust 
14 , Venugopal Avenue, Spur 
Tank Road Chetput, Chennai 
Tamil Nadu -600 031. 
Sobhasaria Jankalyan Trust, NH - 
11 , Gokulpura, Sikar – 332 001, 
Rajasthan . 


Renewable Energy Technology to | Rs. 1. 5 crore for three financial years 
ensure improved quality of life to commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
economically weaker rural women . 2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 
(Rs. 1.5 crore) 
Soniya Magaswargiya Bahuuddeshya Rs. 3.52 crore for three financial years 
Mahila Shikshan s Shanti commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
Anthashram , Solapur (orphan ). 2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 
(Rs. 3. 52 crore ) 


Soniya 

Magaswargiya 
Bahuuddeshya Mahila Shikshan 
Sanstha , 35 /2D (Shantal 
Anathashram ), Tirupati Nagar, 
Nilam nagar Road , Near Balkothe 
Nagar, Majarewadim , New 
Corporation Area Solapur - 413 
004. 
Revathi Charity Trust No. 10 , 
C . K . P . Layout Valanyankadu 
Main Road , Kumar Nagar West, 
Tiruppur – Tamil Nadu – 
641 603 
PRIDE India (Planning Rural 
Urban Integrated Development 
through Education ] Plot No . SF . 
9 , G . Block , Next to 
AmericanSchool of Bombay 
Bandra Kurla Complex , Bandra 
East – Mumbai – 400098 


Women Empowerment for the Rural 
Poor (Rs. 11. 27 crore including a corpus 
fund of Rs. 1.60 crore ) 


Rs. 11.27 crore including a corpus fund 
of Rs. 1.60 crore for three financial 
years commencing with 2013 - 14, i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Rs.9 .47 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


1) Empowering Communities through 
Quality Education and Skills 
improvement 
2 ) Improving Access to Health Services 
for Rural Women and Children . 
(Rs. 9. 47 crore ) 


Mobile 1000 (Rs.58 .50 crore ) 


Wockhardt Foundation 
Wockhardt Towers Bandra Kurla 
Complex Bandra (East)Mumbai – 


Rs.58 .50 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i. e. , 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


400051. 


Youth Training (Rs .2.71 crore) 


Sahyadri Shikshan Prasarak 
Mandal 8 , Shivnery Nagar, near 
Jawahar Nagar Police Station 
Aurangabad Maharashtra. 


Rs.2 .71 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Shikshan Prasarak Mandal, 
At./Post. Mangalwedha , Tal. 
Mangalwedha , District Solapur, 


Educational & Technical Campus, 
Hostel Facilities for Students and 
Vocational Training for weaker section 


Rs. 5 .01 crore for three financial years 
commencing with 2013- 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


[ TT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Maharashtra . 


peoples. (Rs. 5 .01 crore ) 


Subharti K . K . B charitable trust, 
Subhartipuram , NH - 58 , Meerut 
Byepass Road Meerut – 250005 
UP 


Cancer Treatment Free of Cost for the 
Poor ( Rs. 21 .74 crore ) 


Rs.21 .74 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Integrated Community Health 
Progammes (Rs.1 .56 crore ) 


Rs. 1 .56 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Shriram Medical Rural Charitable 
Trust 
Tribak Gawde, A / P , Gunawre 
District – Satara Maharashtra – 
415531 . 
Udavum Karangal, No.460 , 
N . S . K . 
Nagar, Arumbakkam , Chennai 
600106 , Tamilnadu 


Shanthivanam Rehabilitation 
Centre for Mentally disabled 
patients-Madurai. ( Rs. 16 crore 
including a corpus fund of 
Rs. 8 . 20 crore ) 


Rs. 16 crore including a corpus fund of 
Rs. 8 .20 crore for three financial years 
commencing with 2013- 14 , i.e ., 2013 
14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Shri Ramnarainka Sewa Kendra , 
717 -718 , Tulsiani Chambers , 7th 
floor, Nariman Point, Mumbai 
400021 


RSK Trust School for People 
with disability (Rs.696 .43 lakh ) 


Rs.696 .43 lakh for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Construction of Toilets for rural and 
urban BPL families. (Rs.4 . 93 crore ) 


Shree Pragati Sarvjanik Trust, At. 
& Post Nadotra Ta. 
Vadgam ,District 
Banaskanta,North Gujarat, 
GUJARAT 


Rs.4 .93 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


College of Management and 
Information Technology (Rs. 32.08 
crore ) 


Rs. 32. 08 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 2013 
14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Rs.26 . 97 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Vedanta Foundation , Opposite 
Niranjan Building , Corner of E 
Road ,Marine Drive , Mumbai 
400002 . 
Aishabai and Haji Abdul Latif 
Charitable Trust 21ST Floor , 
Nirmal, Nariman PointMumbai – 
4000021 
Arihant Education Foundation 
Near Pulgate Bus Stand Next 
Vijaya Bnk Solapur Bazar, Pune - 
411001 Maharashtra . 
Rural Health Care Foundation 33 , 
Alexandra Court , 60 / 1 , 
Chowringhee Road , Kolkata West 
Bengal 


Maintenance of present activities and 
starting connected activities for 
economic growth of people of rural 
area . (Rs.26 .97 crore ) 
Skill Development & Vocational 
Training for Unemployed Women , 
Youth and Weaker section people 

(Rs. 4 .66 crore ) 
| Rural Health Care Foundation 

(Rs.4 .29 crore ) 


Rs. 4 .66 crore for three financial years 
commencing with 2013-14 , i.e., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Rs.4 .29 crore for three financial years 
commencing with 2013- 14 , i.e ., 
2013- 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


Bal Snehalay Prakalp : Home for 
Street, Dropout/Destitute Children . 


Shree Gurudev Datta Seva Trust, 
Sr . No. 206 / 1 , Deshmukh Colony, 
Tukaidarshan , Fursungi, Tal. 
Haveli, District-Pune-412308 
Maharashtra . 


Rs. 2.72 crore including a corpus fund 
of Rs. 1. 27 crore for three financial 
years commencing with 2013 - 14 , i.e., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


(Rs. 2 .72 crore including a corpus fund 
ofRs. 1.27 crore ) 


Construction of Shelter Home for 
| Destitute Children .Rs. 3 .76 crore ) 


Sanjivani Medical Training 
Centre , At. Post Mehekari, Tal. & 
District 
Ahmednagar ,Maharashtra -414002 


Rs. 3 .76 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 , i.e ., 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 


ural Sanitati 


pro 


South Sundarban Janakalyan 
Sangha , Village Raghunathpur, PO 
Madhabnahar, P .S . Kakdwip , 
District Slouth 24 Parganas 
743374 , West Bengal. 


Rs . 28 .53 crore for three financial years 
commencing with 2013 - 14 i.e . 
2013 - 14 , 2014 -15 & 2015 - 16 . 


Comprehensive Rural Development for 

asic 
health care to support the rural 
community and for construction of 
school building for care of children 
care of working women . 


Samajik Vikas Kendra ( Social 
Development Center), 7 / 38 , 
Dindoshi Saidham Co-op Housing 
Society, MHB Colony, 
Dindoshi Nagar, 
Nr. Oberoi Mall , Malad 
(East),Mumbai- 400097 . 


(Rs. 28 . 53 crore ) 
Rehabilitation cum Recreational Home Rs. 4 .76 crore for three financial years 
for child beggars, street dwelling and commencing with 2013 - 14 i.e . 
underprivileged slum children of | 2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 . 
Mumbai and rural areas of Maharashtra 
(Rs. 4 .76 crore ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


II. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 
2013 - 14 , 2014 - 15 & 2015 - 16 in respect of the projects or schemes mentioned at serial numbers 1 to 28 of the Table 
above . 


[No. 73 /2013 / F.No. V .27015 /3/2013 -SO (NAT.COM ) ] 

AKHILESH RANJAN , Secy . (National Committee ) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


